. 


.PIU 

... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

10 श्रावण , 1940 ( श० ) 
संख्या - 18 राँची, बुधवार , 

1 अगस्त , 2018 (ई०) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1-नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 154- 162 भाग-4- झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग-5 - झारखण्ड विधान - सभा में पुरःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश | 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई. एस - सी ., बी. ए, 

प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
बी. एस. सी ., एम .ए., एम.ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप० -इन - एड ., 

भाग-7 -संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 

एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग -2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग -9 - विज्ञापन 
निकले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग- 9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अ चनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक -- 
पूरक “ अ ” ... 


155 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 1 अगस्त , 2018 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 

---------- 

अधिसूचना 

19 जुलाई , 2018 ई.। 
संख्या- 13/पी०2-102 / 2016 - 3916 / सी०-- श्री पी०आर०के० नायडू, भा०पु०से०( 1987 ), अपर पुलिस 
महानिदेशक, मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को दिनांक 1 अगस्त , 2018 के प्रभाव से पुलिस महानिदेशक 
( अपुनरीक्षित वेतनमान् रू० 75,500- 80 , 000 ) की कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक 
अध्यक्ष - सह -प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 
2. अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय , झारखण्ड, राँची के पद को पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय , 
झारखण्ड, राँची के रूप में उत्क्रमित करते हुए श्री नायडू को अपने कार्यों के अतिरिक्त महानिदेशक , 
मुख्यालय , झारखण्ड, राँची का प्रभार दिया जाता है | यह व्यवस्था श्री नायडू के उक्त पद पर बने रहने 
तक की अवधि तक के लिए प्रभावी रहेगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


रामलखन राम , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 1 अगस्त , 2018 


156 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


- - - - -- - - - - 


अधिसूचना 
25 जुलाई , 2018 ई.। 


संख्या- 11 / स्था अराज०- 09 /17- 4185-- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड , राँची की 
अधिसूचना सं०- 3559 दिनांक 16 जुलाई, 2013 द्वारा निर्गत कक्षपाल संवर्ग (नियुक्ति , प्रोन्नति एंव सेवा 
शर्त) नियमावली, 2013 में निम्नांकित संशोधन किया जाता है : 


1. नियमावली के नियम 07 (iv) में निम्न प्रावधान है: 

" झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक योग्यता परीक्षा की जाँच हेतु संसूचित रिक्तियों को 
कोटिवार संख्या के दो गुणा अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा । 

2. नियमावली के नियम 8 की उप कंडिका d ( घ) में निम्न प्रावधान है - 

“ लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थियों की विज्ञापित रिक्तियों का 1:2 के अनुपात 
में सूची तैयार की जायेगी । तत्पश्चात् उक्त सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों की शारीरिक जाँच होगी । झारखण्ड 
कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक जाँच संपादित करने के लिए समिति का गठन करेगा " 

नियमावली के नियम 07 (iv) एवं 8d ( घ) को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है । 

" लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थियों की विज्ञापित रिक्तियों का 1: 3 के अनुपात 
में सूची तैयार की जायेगी । तत्पश्चात् उक्त सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों की शारीरिक जाँच होगी । अपेक्षित 
संख्या में सभी कोटि के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर आयोग पुनः 1:5 के अनुपात में सूची तैयार करेगा । 
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक जाँच संपादित करने के लिए समिति का गठन करेगा । 

मेधाक्रम में नीचे से अभ्यर्थियों के चयन के क्रम में कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग, झारखण्ड , राँची के संकल्प संख्या- 13026 , दिनांक 27 नवम्बर, 2012 में अंकित न्यूनतम अर्हतांक का 
अनुपालन किया जाना वांछित होगा जो निम्नवत है: 


सामान्य वर्ग 


40 प्रतिशत 


पिछड़ा वर्ग 


36 .5 प्रतिशत 


पिछड़ा वर्ग एनक्चर-1 


34 प्रतिशत 


अनुसूचित जाति / जनजाति एवं महिला वर्ग 


32 प्रतिशत 


157 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 1 अगस्त , 2018 


3 . 


नियमावली के नियम 8 की उप कंडिका E(i) शारीरिक जाँच के अंतर्गत दौड़ में निम्न प्रावधान है । 


" दौड 


1 मील की 


( अ) पुरूष 


- 


05 मिनट या पहले 


20 अंक 


05 मिनट के बाद 06 मिनट तक 


( अधिक समय लेने वाले निरहित समझे जाएंगे) 10 अंक 


( ब ) महिला 


- 


08 मिनट या पहले 


20 अंक 


08 मिनट के बाद 10 मिनट तक 


( अधिक समय लेने वाले निरहित समझे जाएंगे) 10 अंक 


को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है । 


(i) “ दौड 


- 


60 मिनट में 10 किलोमीटर 


- पुरूष 


40 मिनट में 5 किलोमीटर 


- महिला ” 


(ii) दौड के लिए रेडियो फ्रीक्वेन्सी आईडेन्टीफीकेशन चीप टाइमिंग टेक्नोलाजी ( Radio 
Frequency Identification ( RFID ) Chip Timing Technology) का प्रयोग किया जायेगा | 

(iii ) ऊँचाई एंव सीना की माप के लिए स्टेन्डर्ड डीजीटल हाईट वेट डिवाइस विथ डिस्प्ले 
मानिटर्स ( Standard Digital Height weight device with display monitors ) का प्रयोगकिया जाएगा । 

(iv ) आवेदक की पहचान के लिए बायोमैट्रिक डिवाइसेस ( Bkometric Devices ) का प्रयोग 
किया जायेगा । 

(v) सी०सी०टी०भी० टेक्नोलाजी ( CCTV Technology) का प्रयोग कर सभी संचालन का 
विडियोगारफी किया जायेगा | 
शारीरिक जाँच के अंतर्गत निर्धारित अन्य योग्यता ऊंची कूद , लंबी कूद , गोलाफेंक को विलोपित किया जाता है । 

4. नियमावली के परिशिष्ट ( ख ) चिकित्सीय परीक्षण को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया 
जाता है | - 

चिकित्सीय परीक्षण: 


(i)नियुक्ति हेतु चयनित सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय परीक्षण से गुजरना होगा । नियुक्ति के 
लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्यहोगा । 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 1 अगस्त , 2018 

158 
(ii) चिकित्सीय परीक्षण समिति में संबंधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक - सह-मुख्य 
चिकित्सा पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे और उनके द्वारा मनोनीत तीन चिकित्सक होंगे जिसमें से एक महिला 
चिकित्सक होंगी । चिकित्सा जाँच के लिए मुख्यतःनिम्नांकित विनिर्देशन होगा । 


शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर , समतल पैर , स्पीत शिरा, ऊँगलियों का उचित ढंग से नहीं 
घुमना, दृष्टिदोष , Colour Blindness , Night Blindness, Hearing, Stammerting, Bericocele / Hydrocele/ Piles 
और Any Communicable Physical/ Mental disease का परीक्षण किया जाएगा । 


(iii ) चिकित्सीय परीक्षण में उपरोक्त वर्णित दोष पाये जाने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए 
अयोग्य होंगे । 

( iv ) चिकित्सीय जाँच परीक्षा में लिए गए निर्णय के विरूद्ध अपील के लिए “ Apex Medical 
Board ” का गठन निम्न प्रकार प्रस्तावित है 


(क ) जिन अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक - सह- मुख्य 
चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सा पर्षद द्वारा करायी जाती है, ऐसे 
मामलों में राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची द्वारा गठित चिकित्सा पर्षद के माध्यम से “ Apex Medical Board " 
का गठन किया जायेगा । 

( ख) जिन अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान , राँची द्वारा गठित 
चिकित्सा पर्षद के माध्यम से आयोजित की जाती है, ऐसे मामलों में निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची की 
अध्यक्षता में “ Apex Medical Board गठित होगा | 


5.नियमावली के अध्याय 3 सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया में कंडिका 7( vii) को जोड़ा जाता है । 


कंडिका-7( vii )- दो ( 02 ) या अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में वरीयता का निर्धारण 
जन्म तिथि (जिसकी उम्र अधिक हो ) तथा जन्म तिथि समान होने की स्थिति में ऊँचाई (जिसकी अधिक हो ) के 
आधार पर की जाएगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


पूनम प्रभा पूर्ति , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


159 


SIRGUS JG1C (HTERUT), gear , 1 30th , 2018 


HIGH COURT OF JHARKHAND , RANCHI 


NOTIFICATION 
26th July , 2018 


No .__ 142 _ _ A : Sanction is accorded in favour of Sri Jitendra Prasad Singh , Registrar 
(Administration ), High Court of Jharkhand, Ranchi for encashment of ( 18 + 11 + NIL + 30 + 
30 + 23 + 30 + 30 + 30 ) = 202 days unutilized Earned Leave equivalent to 202 days leave 
salary under Rules 227 , 228 & 240 ( c ) of the Jharkhand Service Code, 2001 and Proviso 
IX of the State Government Resolution No.6 / Est. Vividh 7 /2006 Ka 4598 /Ranchi dated 
29th August, 2006 for the block years asmentioned below : 
Block Year 

Number of days of earned leave entitled for 

encashment 
01 / 11 / 1999 to 31/ 10 / 2001 

18 days 
01 / 11 / 2001 to 31 / 10 / 2003 

11 days 
01/ 11/ 2003 to 31/ 10 / 2005 

NIL 
01/ 11 / 2005 to 31 / 10 / 2007 

30 days 
01 / 11 / 2007 to 31/ 10 / 2009 

30 days 
01/ 11/ 2009 to 31/ 10 /2011 

23 days 
01/ 11 / 2011 to 31 / 10 / 2013 

30 days 
01 / 11 / 2013 to 31 / 10 / 2015 

30 days 
01/ 11/ 2015 to 31/ 10 / 2017 

30 days 
Total number of days 

202 days 


By order of the Court 


Jitendra Prasad Singh 
Registrar (Administration ) 


ŞIRGUS JIHC (HTERUT), gear , 1 30th , 2018 


160 


HIGH COURT OF JHARKHAND , RANCHI 


NOTIFICATION 
24th July, 2018 


No. 137 _ _ A : Earned Leave for 10 days for the period from 29 January, 2018 to 
7 February , 2018 prefixing 28 January , 2018 being Sunday & 07 days for the period from 
7 April, 2018 to 13 April, 2018 suffixing 14 April, 2018 & 15 April, 2018 being second Saturday & 
Sunday is granted to Sri Vinod Kumar Tiwari, Civil Judge ( Senior Division )- I-cum - A . C . J.M ., Garhwa , 
under Rule (s ) 227 , 230 & 240 ( c ) of the Jharkhand Service Code, 2001. 


By order of the Court 


Jitendra Prasad Singh 
Registrar (Administration ) 


HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI 


LLLLLLLLLLLLLL 


NOTIFICATION 
24th July , 2018 


No. _ 138 A : Earned Leave for 16 days for the period from 5 February , 2018 to 
20 February, 2018 prefixing 4 February, 2018 being Sunday is granted to Sri Sujit Kumar Singh, District 
& Additional Sessions Judge - III, Chatra , under Rule (s ) 227 of the Jharkhand Service Code , 2001. 


By order of the Court 


Jitendra Prasad Singh 
Registrar (Administration ) 


161 


SIRGUS JG1C (HTERUT), gear , 1 30th , 2018 


HIGH COURT OF JHARKHAND , RANCHI 


NOTIFICATION 
24th July , 2018 


No. _ 140 _ A : Earned Leave for 15 days for the period from 23 January, 2018 to 
6 February , 2018 prefixing 21 January, 2018 & 22 January , 2018 being holidays is granted to Sri 
Om Prakash Singh , the then Principal Judge, Family Court, West Singhbhum at Chaibasa now 
Principal District & Sessions Judge , Dumka under Rule (s) 227, 228 , 230 & 248 of the Jharkhand 
Service Code , 2001 . 


By order of the Court 


Jitendra Prasad Singh 
Registrar (Administration ) 


HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI 


NOTIFICATION 
24th July , 2018 


No. 139 A : Earned Leave for 15 days for the period from 12 February , 2018 to 
26 February , 2018 prefixing 11 February , 2018 being holiday is granted to Sri Bishwanath 
Bhagat, S . D . J.M .-cum - Civil Judge ( Junior Division )-cum - Judge Incharge -cum - P . M .(J .J. Board ), 
Seraikela under Rule (s) 227 , 228 , 230 & 248 of Jharkhand Service Code , 2001. 


By order of the Court 


Jitendra Prasad Singh 
Registrar (Administration ) 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 1 अगस्त , 2018 


162 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं NEELAM KUMARI पति SHRI RAMJI TIGGA शपथ पत्र सं० 01 दिनांक 
22 मार्च, 2017 के अनुसार NEELAM TIGGA के नाम से जानी जाऊँगी । 

NEELAM KUMARI एवं NEELAM TIGGA दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT -- 


CHACHAGURA, 
P. O - GARGAON 
P.S .- ITKI, 
DIST - RANCHI , 
STATE _JHARKHAND 


मैं VIDISHA पिता SHRI DEEPAK KUMAR MISHRA शपथ पत्र सं० 2656 दिनांक 
13 फ़रवरी, 2018 के अनुसार VIDISHA MISHRA के नाम से जानी जाऊँगी । 

VIDISHA एवं VIDISHA MISHRA दोनों एक ही महिला का नाम है । 


PERMANENT RESIDENT - - 


NEAR PANI TANKI, DHURWA , 


P .O & P .S .- DHURWA , 
DIST — RANCHI, 
STATE _JHARKHAND 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 18 -- 50 | 


